पंजीकृत संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डीण्डी0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी 

गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 


खण्ड -15 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 नवम्बर, 2014 ई० ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत् ) [ संख्या -44 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


565-573 


1500 


443-449 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थानन -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


429-430 


975 


975 


975 


975 


975 


.... 


975 


1425 


565 - क 


566 


उत्तराखण्ड गजट , 01 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 10, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 


कार्यालय - ज्ञाप 


25 जून, 2014 ई ० 


संख्या 635 / X -1-2014-14( 18 )/ 2014- श्री आर0 डी 0 पाठक, सहायक वन संरक्षक / प्रभारी उप निदेशक , 
सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून , जिसकी जन्मतिथि दिनांक 05 जुलाई , 
1959 है तथा सेवा में आने की तिथि दिनांक 15 अप्रैल, 1986 है , द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2014 द्वारा 
निजी कारणों से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति स्वीकृत करने का प्रत्यावेदन / नोटिस प्रस्तुत किया गया । 

चूंकि उक्त प्रत्यावेदन / नोटिस प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की समयावधि पूर्ण होने अर्थात दिनांक 
28 अप्रैल, 2014 की तिथि तक श्री आर0 डी 0 पाठक , सहायक वन संरक्षक द्वारा वांछित स्वैच्छिक सेवा - निवृत्ति 
को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में कोई आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं । 


2 . 


3. 


अतः वित्तीय निगम संग्रह खण्ड -2 (भाग -2 से 4) के मूल नियम 56 " ग " के प्राविधानों के तहत श्री आर0 डी 0 पाठक , 
सहायक वन संरक्षक दिनांक 28 अप्रैल , 2014 को अपराह्न में स्वतः सेवा - निवृत्त हो गये हैं । 


4 . 


उक्त सेवा - निवृत्ति की तिथि को श्री आर0 डी 0 पाठक के विरूद्ध कोई शासकीय धनराशि / देयता बकाया 
हो तो उसकी वसूली श्री आर0 डी 0 पाठक के सेवा नैवृत्तिक देयकों में से नियमानुसार सुनिश्चित कर ली जायेगी । 


डॉ रणबीर सिंह, 


प्रमुख सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग -3 


अधिसूचना 


02 जुलाई , 2014 ई० 


संख्या 1227 / XXVIII - 3-2014-210/2002( टी 0 सी0-1)-भेषजी अधिनियम , 1948 की धारा -19( घ ) द्वारा 
परिषद् के पदेन सदस्य ( महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) को नये भेषजिक परिषद् के गठन 
हो जाने तक , परिषद् के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन / नियंत्रण एवं भेषजिक परिषद् के शीघ्रता से गठन 
सम्बन्धी कार्यवाही हेतु श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड राज्य अध्यक्ष / नियंत्रक नामित करते हैं । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश , 


प्रमुख सचिव । 


.. 


567 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 01 नवम्बर, 2014 ई० ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत् ) 

चिकित्सा अनुभाग -2 

अधिसूचना 
प्रकल्पिक पदोन्नति / तैनाती 

22 जुलाई , 2014 ई ० 
संख्या 1167 / XXVIII -2 /01 (150) 2011- एतद्द्वारा पी ० एम० एच० एस ० संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत 
चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 वेतनमान वेतन बैण्ड-3, ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 के पद पर निम्नांकित 
चिकित्साधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त, इनसे कनिष्ठ की वरिष्ठता चिकित्साधिकारी के पद पर पदोन्नति की 
तिथि 04-07-2013 से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी वेतन बैण्ड -3, वेतनमान ₹ 15600-39100 , ग्रेड वेतन ₹ 7600 के 
पद पर प्राकल्पिक पदोन्नति प्रदान करते हुए, उनके नाम के सम्मुख कॉलम -3 में अंकित स्थान पर तैनात करने 
की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


वरिष्ठ चिकित्साधिकारी का नाम एवं वर्तमान तैनाती 


नवीन तैनाती स्थान 


1 


2 


3 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


डा 0 वन्दना सेमवाल, सैण्ट मैरी चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून सैण्ट मैरी चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून 
डा ० दिनेश प्रताप सिंह, रा ० एलोचिकि 0, पाली, अल्मोड़ा 

रा ० एलो 0चिकि 0, पाली, अल्मोड़ा 
| डा 0 प्रसून श्योरान, अतिप्रा० स्वा 0 के 0, जौरासी, अल्मोड़ा 

अतिप्रा० स्वा 0 के 0, जौरासी , अल्मोड़ा 
डा0 कुश ऐरन, पं ०दीन दयाल उपाध्याय रा० संयु०चिकि ०, देहरादून | मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी के अधीन 
डा 0 श्रुति शर्मा, रा ० एलो0चिकि 0, भृगुखाल, पौड़ी 

रा ० एलोचिकि ०, भृगुखाल, पौड़ी, 
डा ० विनय कुमार यादव, प्रा ० स्वा 0 के 0, देघाट, अल्मोड़ा 

प्रा ० स्वा 0 के 0 , देघाट, अल्मोड़ा 
डा ० अरविन्द पांगती, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा 

जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा 
डा0 राजेश कुमार (गुप्ता), अतिप्रा० स्वा 0 के 0, लालकुंआ, नैनीताल मुख्य चिकित्साधिकारी चम्पावत के अधीन 
डा 0 मनीषा कटियार, सामु ० स्वा 0 के 0, मसूरी, देहरादून 

सामु ० स्वा 0 के 0, मसूरी , देहरादून 
डा 0 दीपाली फोनिया, सामु ० स्वा 0 के 0, जोशीमठ, चमोली 

सामु ० स्वा 0 के 0, जोशीमठ, चमोली 
डा 0 रितु अग्रवाल ( खेतान), जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी, 
डा 0 तुलसी बंगारी, संयु०चिकि 0, नरेन्द्रनगर, टिहरी 

संयु ०चिकि ०, नरेन्द्रनगर , टिहरी 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11. 


12. 


2 . 


उपरोक्तानुसार प्राकल्पिक रूप से पदोन्नत चिकित्साधिकारी को वेतन सम्बन्धी लाभ, उनकी वास्तविक 
पदोन्नति तिथि / उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही देय होंगे, परन्तु अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ 
हेतु समयावधि की गणना दिनांक 04-07-2013 से की जायेगी । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश , 


प्रमुख सचिव । 


568 


उत्तराखण्ड गजट , 01 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
सिंचाई अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / प्रोन्नति 

27 जून , 2014 ई ० 
संख्या 1847 / II -2014-01 (34)/ 2012 टी 0 सी 0 -सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी / डिग्रीधारी 
कनिष्ठ अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता ( यांत्रिक ) से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक ) के पदों पर नियमित चयन 
द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 80 / 16 / ई -1 / डी 0 पी 0 सी 0 / 2013-14 
दिनांक 04-06-2014 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित डिप्लोमाधारी / डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता / अपर 
सहायक अभियन्ता (यांत्रिक ) को सहायक अभियन्ता (यांत्रिक ) वेतनमान ₹ 15600-39100 , एवं सदृश्य ग्रेड पे ₹ 5400 
के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते है : 
डिप्लोमाधारी संवर्गः 
1. श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी 

2. श्री मनोज कुमार पन्त 
डिग्रीधारी संवर्ग: 
1. श्री शिशिर गुप्ता 

पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना 
आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे । 

उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि 
पर रखा जायेगा । 

उक्त पदोन्नति आदेश मा 0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22638-22639 / 2012 
एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 32726/13 आदि में पारित होने वाले अन्तिम आदेशों के अधीन रहेंगे । 


2 . 


3 . 


4 . 


विज्ञप्ति / प्रोन्नति 

27 जून, 2014 ई ० 
संख्या 2026 / II -2014-01( 139)/ 2003-सिंचाई विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलेदारों को उप राजस्व 
अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित चयनोपरान्त वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड पे 
₹ 5400 में पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

1. श्री उमेश चन्द्र पाण्डे 


- 


2 . 


श्री शिवदत्त बेलवाल 


2 . 


उप राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त पदोन्नत कार्मिकों को एक वर्ष के लिये परिवीक्षा 
पर रखा जायेगा । 


आज्ञा से , 


डा 0 अजय कुमार प्रद्योत , 

सचिव । 


569 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट, 01 नवम्बर, 2014 ई० ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत् ) 

सिंचाई अनुभाग -2 

अधिसूचना 

30 जून, 2014 ई ० 
संख्या 2027 / 11-2014-06 ( 103)/ 2013 - श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 
2012 की धारा 3 की उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके गौमुख से लक्सर तक की नदी किनारे अवस्थित 
बसावटों , उससे दूरी तथा नदी के बाढ़ मैदान के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के प्रयोजनों के लिए मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण को बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

श्री राज्यपाल महोदय यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कार्रवाई 
सुनिश्चित करते हुए उक्तवत अपनी रिपोर्ट संस्तुति सहित तीन माह के भीतर शासन को उपलब्ध करायेंगे । 


2 . 


आज्ञा से , 


डा 0 अजय कुमार प्रद्योत , 


सचिव । 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) / अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

30 जून , 2014 ई ० 
संख्या 224 / XXXI(1 )/ 2014- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों 
को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने 
की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए कॉलम संख्या -3 के अनुसार तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


नाम 


तैनाती का स्थान 


1 


2 


3 


1 . 


गृह विभाग 


श्री पूरन गिरी 
सुश्री जसविन्दर कौर 


2 . 


ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग 


3 . 


श्री चन्द्र बहादुर 


गृह विभाग 


2 . 


3 . 


उल्लिखित अधिकारियों की पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

अनु सचिव के पद पर पदोन्नत उल्लिनि अधिकारियों की प्रोन्नति मा ० लोक अधिकरण देहरादून में योजित 
निर्देश याचिका संख्या 92/2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य व अन्य में योजित अन्य याचिकाओं में मा 0 न्यायालय 
के अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग तथा सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात अनु सचिव श्री हनुमान प्रसाद तिवारी 
को ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग से तत्काल प्रभाव से अवमुक्त किया जाता है । श्री तिवारी के पास सचिवालय प्रशासन 
विभाग यथावत् रहेगा । 


4 . 


-" 


570 


उत्तराखण्ड गजट, 01 नवम्बर, 2014 ई० ( कार्तिक 10, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

30 जून, 2014 ई ० 
संख्या 1805 / XXXI(1)/ 2014- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों 
को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 5400 के पद पर कार्यमार 
ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए कॉलम संख्या -3 के अनुसार तैनात किये जाने की 
श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


नाम 


तैनाती का स्थान 


1 


2 


3 


1 . 


श्री गौरी शंकर जोशी 


माध्यमिक शिक्षा अनुभाग -3 
वन एवं पर्यावरण अनुभाग -2 


2 . 


श्री खिलानन्द 


3 . 


श्री करम राम 


लघु सिंचाई विभाग 


2. 


उल्लिखित अधिकारियों की पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 


3 . 


अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत उल्लिखित अधिकारियों की प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 
( एस / एस) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा मा ० लोक सेवा अधिकरण, देहरादून 
में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य व अन्य में योजित अन्य याचिकाओं 
में मा ० न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 


30 जून , 2014 ई ० 


संख्या 1806 / XXXI( 1)/ 2014- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसचिवों को 
नियमित चयनोपरान्त उप सचिव वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 7600 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की 
तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए कॉलम संख्या-3 के अनुसार तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


नाम 


तैनाती का स्थान 


1 


2 


3 


1 . 


श्री गोपाल दत्त जोशी 


मुख्यमंत्री कार्यालय 


2 . 


श्री घनश्याम शर्मा 


राज्यपाल सचिवालय 


2 . 


उल्लिखित अधिकारियों की पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 


3 . 


उप सचिव के पद पर पदोन्नत उल्लिखित अधिकारियों की प्रोन्नति मा 0 लोक सेवा अधिकरण देहरादून में योजित 
निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य व अन्य में योजित अन्य याचिकाओं में मा ० न्यायालय 
के अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 


आज्ञा से , 


पी 0 एस 0 जंगपांगी, 


सचिव । 


- 


571 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट, 01 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत्) 

सिंचाई अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / प्रोन्नति 

30 जून, 2014 ई ० 
संख्या 2021 / 11-2014-01 ( 18)/ 2011 टी 0 सी 0 -सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिग्रीधारी कनिष्ठ 
अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता (सिविल ) से सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पदों पर चयन वर्ष 2012-13 की 
रिक्तियों के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 
121 / 05 / डी 0 पी 0 सी 0 / ई -1 / 2013-14, दिनांक 27-06-2014 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित 
डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता (सिविल ) को सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान ₹ 15600-39100 , 
एवं सदृश्य ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
डिग्रीधारी संवर्ग: 


1 . 


अजय भट्ट, 


2 . 


राजकमल चक्रपाणी, 


3. राजेन्द्र प्रसाद जोशी, 


4. विजय सिंह रावत , 


2 . 


3 . 


4 . 


5. विनोद कुमार सोनी , 

पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना 
आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे । 

उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि 
पर रखा जायेगा । 

उक्त पदोन्नति आदेश निम्नलिखित याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम आदेशों के अधीन रहेंगे: 
( क ) रिट याचिका संख्या 267 / एस0 के 0 सिंह बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 25-08-2011 के 
विरूद्ध 

मा 0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 14737/2012 
उत्तराखण्ड राज्य बनाम एस 0 के 0 सिंह । 
( ख ) रिट याचिका संख्या 296 / एस0 एस 0 / 2012 श्री परशुराम एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य । 
(ग ) रिट याचिका संख्या 151 / एस0 एस0 / 2010 श्री मनीष सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य । 
( घ ) मा 0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस ० एल ० पी ० संख्या 846-847 / 2012 श्री अजय भट्ट व अन्य बनाम 

उत्तराखण्ड राज्य । 


( ङ ) डिग्रीकोटे के अधीन प्रोन्नतियों से सम्बन्धित मा ० न्यायालयों में दायर अन्य याचिकाएं । 


विज्ञप्ति / पदोन्नति 

30 जून, 2014 ई ० 
संख्या 2030 / II-2014-01(440 )/ 2012-सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता 
(सिविल ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15600-39100, एवं सदृश्य ग्रेड पे ₹ 6600 में 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


.... 


----- 


572 


उत्तराखण्ड गजट , 01 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


श्री शैलेन्द्र कुमार बसलियाल ( श्री हरीश चन्द्र लोहनी के दिनांक 30-06-2014 को होने वाली सेवानिवृत्ति 

के उपरान्त प्राप्त होने वाली रिक्ति के विरूद्ध) 
श्री उपेन्द्र 

( श्री हेम चन्द्र जोशी के दिनांक 30-06-2014 को होने वाली सेवानिवृत्ति के 

उपरान्त प्राप्त होने वाली रिक्ति के विरूद्ध ) 
उक्त पदोन्नति आदेश मा 0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 385/2011 , श्री गोपाल सिंह मेहरा 
एवं अन्य बनाम राज्य में होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे । 

पदोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के 
आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे । 


2 . 


3 . 


आज्ञा से , 


डा ० अजय कुमार प्रद्योत , 

सचिव । 


वित्त अनुभाग -9 

अधिसूचना 

17 सितम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 238 / XXVII ( 9)/ 2014/ स्टाम्प -11/ 2013-- श्री राज्यपाल महोदय , भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करके राज्य सरकार / राज्य सरकार के संस्थान जिन्हें लोक प्रयोजन हेतु दान स्वरूप निःशुल्क भूमि उपलब्ध 
करायी जाती है , की भूमि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


भास्करानन्द , 

सचिव । 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

कार्यालय आदेश 

18 सितम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 2413 / XXXI(1 )/ 2012- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनसे 
कनिष्ठ कार्मिक श्री भीमराम टम्टा की अपर सचिव के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 05 मई , 2006 से वेतनमान 
₹ 16400-20000, ( पुनरीक्षित वेतनमान 37400-67000 ग्रेड वेतन 8900 ) में प्राकल्पिक (नोशनल ) प्रोन्नति प्रदान किये 
जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है: 


क्र ० सं ० 


अधिकारी का नाम 


वर्तमान पद 


1 


2 


3 


... 


1 . 


श्री टीकम सिंह पंवार 


अपर सचिव 


2. 


श्री रमेश चन्द्र शर्मा 


अपर सचिव 


3 . 


श्री गोविन्द बल्लभ ओली 


अपर सचिव 


... 


573 


2 . 


भाग 1]] 

उत्तराखण्ड गजट , 01 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत् ) 
उपरोक्त अधिकारियों को उनसे कनिष्ठ की अपर सचिव के पद पर पदोन्नति की तिथि से नोशनल रूप से 
पदोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप इन्हें पिछले वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा, किन्तु उक्त अवधि 
का लाभ वेतन निर्धारण हेतु देय होगा तथा अपर सचिव के पद पर वास्तविक पदोन्नति की तिथि से एरियर का 
भुगतान देय होगा । 

उक्त प्राकल्पिक प्रोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन है । भारत सरकार द्वारा 
राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ 0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को 
आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित 
होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


3 . 


आज्ञा से , 


पी 0 एस 0 जंगपांगी , 

सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग -2 

अधिसूचना 
नोशनल पदोन्नति 


13 जून , 2014 ई ० 
संख्या 966 / XXVIII - 2/01 (159 )/ 2009- एतद्वारा उत्तराखण्ड पी ० एम ० एच० एस ० संवर्ग के वरिष्ठ श्रेणी 
चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत डा 0 मनीष दत्त (वरिष्ठता क्रमांक -439), वरिष्ठ चिकित्साधिकारी , अधीन मुख्य 
चिकित्साधिकारी, हरिद्वार को नियमित चयनोपरान्त, इनसे आसन्न कनिष्ठ डा 0 बिन्देश कुमार शुक्ला ( वरिष्ठता 
क्रमांक -450 ) की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि 02-04-2013 से वर्तमान तैनाती के स्थान पर 
ही संयुक्त निदेशक , वेतनमान वेतन बैण्ड -4, ₹ 37400-67000, ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर प्राकल्पिक पदोन्नति 
प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उपरोक्तानुसार प्राकल्पिक रूप से पदोन्नत डा 0 मनीष दत्त , संयुक्त निदेशक को वेतन सम्बन्धी लाभ , उनकी 
वास्तविक पदोन्नति की तिथि / उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे , परन्तु अन्य सेवा सम्बन्धी 
लाभ हेतु समयावधि की गणना दिनांक 02-04-2013 से की जायेगी । 

डा 0 मनीष दत्त , संयुक्त निदेशक की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

यह आदेश रिट याचिका संख्या -395 (एस0 बी 0) / 2013, डा 0 मनीष दत्त बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में 
पारित आदेश दिनांक 01-04-2014 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं । 


2 . 


3 . 


4 . 


आज्ञा से , 


बी ० आर० टम्टा, 

अपर सचिव । 


पी ०एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 44 हिन्दी गजट / 694 -भाग 1-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


-... 


पंजीकृत संख्या - यू ०ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 01 नवम्बर, 2014 ई0 ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत् ) 


, 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 

July 17, 2014 
No. 216 /UHC /VII -a - 1/ Stationery /2014 --Pursuant to the Notification vide endorsement no . 1564 / 
XXXi(13 )/G /14-69( Sa )/2013 of dt. 07-07-2014 issued byGovernment ofUttarakhand ,regarding declaring public 
holiday in Vidhan Sabha areas where by -election -2014 are to be held U /s 25 Negotiable Instrument Act 1881 
(Act of 26 , 1881), 21-07-2014 (Monday) is hereby declared a public holiday in Outlying Court of42- Dharchula 
( District Pithoragarh ) on account of Vidhan Sabha by- election- 2014. 


By Order of Hon ble the Acting Chief Justice , 

Sd / 
D.P.GAIROLA, 
Registrar General. 


NOTIFICATION 


September 05 , 2014 
No. 237/ UHCIAdmin.A /2014 -- Sri Kanta Prasad , Secretary, Lokayukta , Uttarakhand , Dehradun , is 
repatriated and posted as Registrar (Vigilance ), High Court ofUttarakhand, Nainital, with immediate effect. 


By.Order of Hon ble the Chief Justice, 

Sd / 
D.P.GAIROLA, 
Registrar General. 


. 


443 - ख 


444 


BTROUE TUC, 01 79 eff , 2014 so ( astfela 10, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ATT 1-2 


NOTIFICATION 

September 06 , 2014 
No. 238 /XIV /80 /Admin.A /2003-- Sri Rajeev Kumar, Chief Judicial; Magistrate, Dehradun is hereby 
sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 11-08-2014 to 23-08-2014 with permission to prefix 09-08-2014 & 
10-08-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays. 


NOTIFICATION 


September 06 , 2014 
No. 239 UHC /XIV /47 /Admin.A -- SriAshish Naithani, District & Sessions Judge, Rudraprayag is hereby 
sanctionedmedical leave for 05 days w.e.f. 14-07-2014 to 18-07-2014 . 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

September 12 , 2014 
No. 246 /UHCIAdmin.A / 2014 --Sri Vinod Kumar, AdditionalDistrict & Sessions Judge , Rudraprayag 
is transferred and posted as 7th Additional District & Session Judge, Dehradun , vice Smt. Pritu Sharma. 


NOTIFICATION 


September 12 , 2014 
No. 247 /UHC / Admin.A /2014 -- Smt. Pritu Sharma, 7th AdditionalDistrict & Sessions Judge , Dehradun 
is posted as 8th Additional District & Sessions Judge , Dehradun , in the vacantCourt. 

This order will come into force with immediate effect. 


By Order of the Court , 

Sd / 
D.P. GAIROLA , 
RegistrarGeneral. 


CHARGE CERTIFICATE 


(On taking over) 

September 08 , 2014 
No. 4272/ Admn . (A )-UHC /2014 -- CERTIFIED that the Office of the Registrar ( Vigilance ),High Courtof 
Uttarakhand , Nainital, was transferred vide High Court of Uttarakhand Notification No. 237 /UHC /Admn.A /2014 
dated September 05 , 2014 as herein denoted in the forenoon of 8th September, 2014 . 


Relieved Officer 


KANTA PRASAD , 


Relieving Officer 


Countersigned 


D. P. GAIROLA , 
Registrar General. 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 01 नवम्बर, 2014 ई० ( कार्तिक 10, 1936 


शक सम्वत्) 


445 


CHARGE CERTIFICATE 

(On handing over) 

September 08/09, 2014 
No. 4311/ Admn. ( A)-UHC/ 2014-- CERTIFIED that the Office of the Registrar ( Vigilance), High Court of 
Uttarakhand, Nainital, was transferred vide High Court of Uttarakhand Notification No. 237/UHC /Admn.A/ 2014 
dated September 05 , 2014 as herein denoted in the forenoon of 8th September, 2014 . 


Relieving Officer 


D.P.GAIROLA, 
Relieved Officer. 


Countersigned , 


NARENDRA DUTT, 
Registrar ( Judicial) 


कार्यालय उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार 

कार्यमुक्त प्रमाण - पत्र 

04 सितम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 323 / अधि 0 / 2014-15 - उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग -2 के विज्ञप्ति / नियुक्ति संख्या -884/ 
XXX(2)/ 2012, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न में 
सदस्य, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार का पदभार ग्रहण किया गया था । आज दिनांक 04 सितम्बर, 2014 
को अपराह्न में अधिवर्षता आयु (62 वर्ष) पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप मैंने सदस्य, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, 
हरिद्वार का पदभार छोड़ दिया है । 


एन० एस ० नेगी, 

सदस्य । 


कार्यालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ 

कार्यभार प्रमाण - पत्र 

15 मई , 2014 ई ० 
पत्रांक - वा 0 क 0 अधि 0 / व्य ० प० / कार्यभार / 70 (5 ) / 37 / 2014 - प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन 
के कार्यालय ज्ञाप सं 0 431/2014/15(100 )/xxvii (8)/11 , दिनांक 02-05-2014 के अनुपालन में श्री राम दत्त पालीवाल , 
सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून पीठ के दि0 16-05-2014 से 23-05-2014 तक अर्जित अवकाश पर जाने के कारण 
सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण , देहरादून पीठ, देहरादून के कार्यभार का हस्तान्तरण आज दिनांक 15-05-2014 की अपराह्न 
में निम्न प्रकार किया जाता है: 

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय की कैश बुक के अनुसार स्थाई अग्रिम की धनराशि ₹ 2,500-00 
( रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र) का हस्तान्तरण भी किया गया । 
कार्यभार मुक्त अधिकारी , 

कार्यभार मोचक अधिकारी, 


आर0 डी 0 पालीवाल, 

सदस्य , 
वाणिज्य कर अधिकरण , 
देहरादून पीठ, देहरादून । 


वी 0 के 0 सक्सेना, 

सदस्य , 
वाणिज्य कर अधिकरण , 
हल्द्वानी पीठ , हल्द्वानी । 


446 


उत्तराखण्ड गजट, 01 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड , देहरादून 

कार्यभार प्रमाण - पत्र 

15 मई , 2014 ई ० 
पत्रांक - वा 0 क 0 अधि 0 / व्य ० प० / कार्यमार / 70 (5) / 255 / 2014 -प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन 
के कार्यालय ज्ञाप सं 0 431/2014/15(100 )/xxvii (8)/11, दिनांक 02-05-2014 के अनुपालन में श्री राम दत्त पालीवाल , 
अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के दि 0 16-05-2014 से 23-05-2014 तक अर्जित अवकाश पर जाने 
के कारण अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यभार का हस्तान्तरण आज दिनांक 15-05-2014 की 
अपराह्न में निम्न प्रकार किया जाता है: 


कार्यभार मुक्त अधिकारी, 
आर0 डी 0 पालीवाल , 


अध्यक्ष , 


कार्यभार मोचक अधिकारी , 
वी 0 के 0 सक्सेना , 

सदस्य , 
वाणिज्य कर अधिकरण , 
हल्द्वानी पीठ , हल्द्वानी । 


वाणिज्य कर अधिकरण , 
उत्तराखण्ड, देहरादून । 


कार्यालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ 

कार्यभार प्रमाण - पत्र 

24 मई , 2014 ई ० 
पत्रांक - वा 0 क 0 अधि 0 / व्य ० प ० / कार्यभार / 70 (5) / 38 / 2014 - प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन 
के कार्यालय ज्ञाप सं 0 431/2014/15(100 )/xxvii ( 8)/11, दिनांक 02-05-2014 के अनुपालन में श्री राम दत्त पालीवाल , 
सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून पीठ द्वारा दि 0 16--05-2014 से 23-05-2014 तक अर्जित अवकाश उपभोग करने 
के उपरान्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण , देहरादून पीठ , देहरादून का कार्यभार आज दिनांक 24-05-2014 की पूर्वाह्न में 
हस्तांतरित किया गया । 

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय की कैश बुक के अनुसार स्थाई अग्रिम की धनराशि ₹ 2,500-00 
( रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र) का हस्तान्तरण भी किया गया । 


कार्यभार मुक्त अधिकारी, 
वी 0 के 0 सक्सेना, 

प्रभारी सदस्य , 
वाणिज्य कर अधिकरण , 
देहरादून पीठ, देहरादून । 


कार्यभार मोचक अधिकारी, 
आर0 डी 0 पालीवाल , 

सदस्य , 
वाणिज्य कर अधिकरण , 
देहरादून पीठ, देहरादून । 


कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड , देहरादून 

कार्यभार प्रमाण - पत्र 

24 मई , 2014 ई ० 
पत्रांक - वा 0 क 0 अधि 0 / व्य ० प० / कार्यभार / 70(5) / 264 / 2014 - प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन 
के कार्यालय ज्ञाप सं0 431/2014/15(100)/ xxvii (8)/11, दिनांक 02-05-2014 के अनुपालन में श्री राम दत्त पालीवाल , 
अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा दि 0 16-05-2014 से 23-05-2014 तक अर्जित अवकाश उपभोग 


447 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 01 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत् ) 
करने के उपरान्त अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड देहरादून का कार्यभार का आज दिनांक 24-05-2014 
की पूर्वान्ह में हस्तांतरित किया गया । 


कार्यभार मुक्त अधिकारी, 

कार्यभार मोचक अधिकारी , 
वी 0 के 0 सक्सेना, 

आर0 डी 0 पालीवाल, 
प्रभारी अध्यक्ष, 

अध्यक्ष , 
वाणिज्य कर अधिकरण , 

वाणिज्य कर अधिकरण, 
उत्तराखण्ड, देहरादून । 

उत्तराखण्ड, देहरादून । 
कार्यालय निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल 

विज्ञप्ति 

24 जुलाई , 2014 ई ० 
पत्रांक -763 चार -70 (2013) -उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वारा पुलिस उपाधीक्षकों की विभागीय 
परीक्षा का आयोजन दिनांक 07-07-2014 से 09-07-2014 की अवधि में किया गया । 

विभागीय परीक्षा ( पुलिस उपाधीक्षक ) 2014 में सम्मिलित हुए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख 
उल्लिखित विषयों में इस विज्ञप्ति के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: 


अनुक्रमांक 


उत्तीर्ण किये गये प्रश्न - पत्र 


पदनाम एवं तैनाती जनपद 
पुलिस उपाधीक्षक, नैनीताल 


P -14-01 


P1 | P2 ] P3| P4 | P5 / P6/ 


अधिकारी का नाम 
श्री मिथिलेश कुमार सिंह 
( पुत्र श्री तीर्थराज सिंह ) 
जया बलोनी (पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार 
जोशी) 


P -14-01 


पुलिस उपाधीक्षक , देहरादून 


P1 ] P2 ] P3| P4 | P51 P6l 


विषय संकेत : 
P1 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 
P4 पुलिस रेगुलेशन 


P2 आई पी सी एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 
P5 फाइनेंशियल एण्ड अकाउन्टस रूल्स 


P3 स्पेशल एक्टस 
P6 हिन्दी (अनुवाद एवं रीडिंग ) । 


अवनेन्द्र सिंह नयाल , 

निदेशक । 


कार्यालय सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, रुड़की 

कार्यभार प्रमाण - पत्र 

20 अगस्त, 2014 ई ० 
पत्रांक 257 / ल 0 सिं 0 / स्था ० – चार्ज / 2014-15 - प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं 
विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश संख्या 623 / लसिं० / स्था0-1 (स्थाना०) / 2014-15, 
दिनांक 02-08-2014 एवं अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, हरिद्वार के कार्यालय पत्रांक 358 / लसिं० / स्था ० 
( स्थाना0) / 2014-15, दिनांक 05-08-2014 के अनुपालन में आज दिनांक 20 अगस्त , 2014 को सहायक अभियन्ता, 
लघु सिंचाई उपखण्ड रुड़की (हरिद्वार) के पद का कार्यभार हस्तांतरित किया गया है 


मुक्त अधिकारी, 


मोचक अधिकारी, 
दीपांकर भारती । 


अनिल कुमार भारद्वाज । 


-.... 


448 


उत्तराखण्ड गजट, 01 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 - क 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

05 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1106 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / पीबी 02एफ -9496 / 2014 - वाहन संख्या पीबी02 एफ -9496 मॉडल 
1994, चेसिस संख्या 359350MWQ110005 तथा इंजन नं 0 697D28M93114027 कार्यालय में श्री गुरजिन्दर सिंह 
पुत्र श्री जसविन्दर सिंह , निवासी धरमकुंज कॉलोनी, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन 
स्वामी ने दिनांक 30-09-2013 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत 
कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा 
कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-06-2013 तक जमा है । वाहन के प्रपत्र दिनांक 29-06-2013 
से कार्यालय में समर्पित थे । वाहन का चेसिस प्लेट काट कर दिनांक 30--09-2013 को कार्यालय में जमा करा ली गयी 
है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है 
तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके 
कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं 
रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या पीबी02 एफ -9496 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 359350MWQ110005 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

11 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1130 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूए06 बी -5057 / 2014 - वाहन संख्या यूए 06 बी -5057 मॉडल 2003 
चेसिस संख्या ZVE513039 तथा इंजन नं 0 ZVE383359 कार्यालय में श्री इरशाद अली पुत्र श्री दिलसाद अली , 
निवासी मण्डी चौराहा, सितारगंज , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
10-09-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि 
उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा 
वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । 
कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-09-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की 
आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूए06 बी -5057 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या ZVE513039 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर , 
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


449 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 01 नवम्बर, 2014 ई० ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत् ) 
कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन , उत्तराखण्ड, देहरादून 

आदेश 

19 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 473 / म 0 नि 0 नि 0 / 2014-15 - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड के सभी कम्प्यूटरीकृत उप 
निबन्धक कार्यालयों में जनसामान्य के द्वारा अपने विलेख से सम्बन्धित डाटा एन्ट्री विभागीय वैबसाईट 
eregistration.uk.gov.in पर उपलब्ध Public Data Entry Form में अंकित करके उसके प्रिन्ट आऊट सहित सम्बन्धित 
उप निबन्धक कार्यालय में जाकर अपने विलेख का पंजीकरण कराये जाने तथा उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत 
विलेखों की निबन्धन प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यालय में अनुरक्षित की जाने वाली हार्ड कॉपी में एक पृष्ठ पर विलेख के 
चार पृष्ठों का प्रिन्ट आऊट प्राप्त किये जाने की व्यवस्था प्रवृत्त किये जाने के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 
69 ( 2) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या 167 / 2014/ XXVII(9)/ स्टाम्प -11 / 2014 वित्त अनुभाग -9 दिनांक 10 जुलाई, 
2014 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुपालन में उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत आदेशों / व्यवस्थाओं को 
उक्त सीमा तक संशोधित करते हुये , रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 69 ( ञ) के अन्तर्गत, उक्त प्रक्रियाओं को 
उत्तराखण्ड के सभी कम्प्यूटरीकृत उप निबन्धक कार्यालयों में प्रवृत्त किया जाता है । 

उक्त आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2014 से लागू होंगे । 


आदेश 

19 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 475 / म0 नि 0 नि 0 / 2014-15 - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड के सभी कम्प्यूटरीकृत उप 
निबन्धक कार्यालयों में विलेखों पर देय निबन्धन शुल्क को प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन एक्ट की 
धारा 69 (2 ) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या 167 / 2014/ XXVII( 9)/ स्टाम्प -11 / 2014, वित्त अनुभाग-9, दिनांक 
10 जुलाई, 2014 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुपालन में उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत 
आदेशों /व्यवस्थाओं को रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 69 ( ञ) सपठित धारा 69 ( ञ) के अन्तर्गत निम्न सीमा तक 
संशोधित करते हुये उत्तराखण्ड के सभी कम्प्यूटरीकृत उप निबन्धक कार्यालयों में विलेखों पर देय निबन्धन शुल्क 
की नकद प्राप्ति के साथ - साथ निबन्धन शुल्क को ई - पेमेन्ट / ई - चालान, जो कि कोषागार उत्तराखण्ड की 
वैबसाईट पर उपलब्ध है , के माध्यम से भी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की लेखा प्राप्तियों के शीर्षक के अन्तर्गत 
राजकीय कोष में जमा कराये जाने की व्यवस्था प्रवृत्त की जाती है: 

उक्त आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2014 से लागू होंगे । 


दिलीप जावलकर , 
महानिरीक्षक निबन्धन , 
उत्तराखण्ड , देहरादून । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 44 हिन्दी गजट / 694 - भाग 1 - क -2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


। 


-- 


.... 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 नवम्बर, 2014 ई0 ( कार्तिक 10, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 


कार्यालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल , पौड़ी 

पंचायती राज विभाग 


21 अक्टूबर, 2014 ई ० 


संख्या 124 / 23-5 (9)(2013-14) -जिला पंचायत पौड़ी - गढ़वाल द्वारा उ 0 प्र 0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला 
पंचायत अधिनियम -1961 की धारा -239( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत 
पौड़ी - गढ़वाल द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र नीलकण्ठ में पार्किंग ठेका शुल्क कार्य को 
नियन्त्रित एवं विनियमित करने के निमित पूर्व पारित उपविधियां जो शासकीय गजट दिनांक 31 मार्च, 2012 ई ० 
को प्रख्यापित है, को संशोधित करते हुये संशोधित उपविधियां बनायी गयी हैं । 

अतएव , अधिनियम की धारा 242( 2) की अपेक्षानुसार आयुक्त गढ़वाल मण्डल , पौड़ी उक्त संशोधित 
उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं । यह उपविधियां उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में 
प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी । 

जनपद के ग्रामीण क्षेत्र नीलकण्ठ पार्किंग न्धी उपविधियां 


उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (संशोधित 1994 ) की धारा 239 ( 2) अधीन 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण 
क्षेत्र नीलकण्ठ में पार्किंग ठेका शुल्क कार्य को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के निमित पूर्व पारित उप विधियां 
जो उत्तर प्रदेश शासकीय गजट दिनांक 31 मार्च, 2012 ई 0 को प्रख्यापित है , को संशोधित करते हुये अग्रसारित 
उपविधियां बनायी हैं : 


429 - घ 


430 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


उत्तराखण्ड गजट, 01 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 10, 1936 
वाहन का प्रकार 

वर्तमान दरें 


क्र ० सं ० 


प्रस्तावित दरें 


1 


2 


3 


4 


1 . 


मोटर साईकिल / स्कूटर 


₹ 10 प्रति फेरा 


₹ 20 प्रति फेरा 


2 . 


कार / टैक्सी 


₹ 25 प्रति फेरा 


₹ 40 प्रति फेरा 


3 . 


बड़ा वाहन / ट्रक / बस 


₹ 60 प्रति फेरा 


₹ 100 प्रति फेरा 


अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी । 


अपर मुख्य अधिकारी, 
जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल । 


सी 0 एस 0 नपलच्याल , 

आयुक्त, 
गढ़वाल मण्डल , पौड़ी । 


पी ० एस० यू ० ( आर0 ई 0) 44 हिन्दी गजट / 694 - भाग 3–2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


